PARTI ] 


HARYANA GOVT . GAZ ., MAY 22, 2012 (JYST. I , 1934 SAKA) 


433 


- 


सहकारिता विभाग 

दिनांक 8 मई, 2012 
संख्या 551 - सी - 6-2012/5151. - हरियाणा के राज्यपाल , समेकित सहकारी विकास प्रयोजना के लिए स्टाफ प्रवरण कमेटी का 
गठन अधिसूचना क्रमांक 3201- सी -6-1944/23192 . दिनांक 9 नवम्बर , 1994 द्वारा किया गया था , की अवधि इस विभाग के पृष्ठांकन 
क्रमांक 927 - सी - 6-2010/16555, दिनांक 28 नवम्बर , 2011 तक एक वर्ष के लिए अर्थात् दिनांक 7 फरवरी, 2011 से 6 फरवरी , 2012 तक 
बढ़ाई गई थी । अब अम्बाला, पंचकूला, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, यमुनानगर, झज्जर, रोहतक और भिवानी जिलों के परियोजना कार्यान्वित 
किये जाने हेतु इसकी अवधि आगामी एक वर्ष अर्थात् दिनांक 7 फरवरी, 2012 से 6 फरवरी 2013 तक बढ़ाने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते 


. 


चण्डीगढ़ : 
दिनांक : 1 मई, 2012 


कृष्ण मोहन, 
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, 

सहकारिता विभाग । 


COOPERATION DEPARTMENT 


The 8th May , 2012 


No. 551 -C6-2012 /5151. — The Governor of Haryana is pleased to extend the period of Staff Selection Committee 
constituted vide Notification No. 3201-C -6-1994 /23192 , dated 9th November , 1994. The last time the period of said 
Committee was extended from 7th February , 2011 to 6th February , 2012 vide this departmentendst. No.927 -C -6-2010 / 
16555, dated 28th November, 2011. Now , the period of said Committee is further extended by one year i.e. from 
7th February , 2012 to 6th February , 2013 for implementation of Integrated Co-operative Development Project in the 
districts namely Ambala, Panchkula, Hisar, Fatehabad , Sirsa , Yamunanagar, Jhajjar,Rohtak and Bhiwani. 


. 


. 


Chandigarh : 
The 1st May , 2012 


KRISHNA MOHAN, 
Financial Commissioner and Principal Secretary to 
Government, Haryana, Cooperation Department. 


कृषि विभाग 

दिनांक 10 मई, 2012 
संख्या 47 कृषि ।।(4)-201246191 .-- हरियाणा कपास ओटाई तथा दबाई कारखाना अधिनियम, 1992 ( 1993 का अधिनियम 16), की 
धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा कपास ऋतु 2011-12 (प्रथम सितम्बर , 2011 से 
31 अगस्त, 2012 तक ) के लिए प्रति गांठ निम्नलिखित दरें नियत करने के लिए प्रस्तावित करते हैं: ये दरें सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में गाँठ की 
गुणवत्ता तथा टिकाऊपन को सुनिश्चित करने के लिए नई लोहे की पट्टियों सहित नये स्टैण्डर्ड हैशियन 50"/11 औंस ( हैफेड जिनरीज की 
चौड़ाई के सम्बन्ध में हैशियन की गुणवत्ता का प्रयोग करेगा) सहित गाँठ को सभी ओर से पूर्ण रूप से उनके लिए जो उनकी ओटाई तथा दबाई 
के लिए कारखानों स्वामियों द्वारा प्रभारित की जायेगी 


क्रम 


मद 


टिप्पणियां 


जिनिंग प्रैसिंग 
(३ प्रति गाँठ) ( प्रति गाँठ ) 


जिनिंग तथा 

प्रैसिंग 
( र प्रति गाँठ ) 


वजन ( प्रति गाँठ 
किलोग्राम) 


संख्या 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


1 


सा -जिनिंग 


235 


247 


482 


2 . 


325 


247 


572 


170+ 5 किलोग्राम सभी गाँठो को सभी ओर से पूर्ण रूप 
महीनों के लिए मार्च से से ढकने के लिए पैकिंग में प्रयोग 
जून छोड़कर जबकि 

की गई सामग्री की लागत | 
समायोजन सीमा +7 
किलोग्राम होगी । 


3 . 


255 


237 


492 


डबल रोलर 
जिनिंग ( मार्डन) 
रोलर -जिनिंग 
( सफाई सहित ) 
रोलर जिनिंग 
(बिना सफाई) 


- 


4 . 


253 


237 


490 


434 


HARYANA GOVT. GAZ ., MAY 22 , 2012 (JYST. 1, 1934 SAKA ) 


[ PARTI 


इसके द्वारा सभी सम्बन्धित को नोटिस दिया जाता है कि इस प्रस्ताव पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन 
की अवधि की समाप्ति पर अथवा इसके पश्चात सरकार द्वारा ऐसे आक्षेपों तथा सुझावों सहित, यदि कोई हो, इसके द्वारा प्रभावित होने वाले 
किसी व्यक्ति से जो कृषि महानिदेशक , हरियाणा द्वारा विपणन अधिकारी, हरियाणा, कृषि भवन , सैक्टर-21, पंचकूला के माध्यम से इस कार 
विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाए, विचार किया जायेगा । 


रोशन लाल , 


वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार , 

कृषि विभाग । 


Agrilica 


AGRICULTURE DEPARTMENT 

The 10th May , 2012 
No. 473 -Agri. II (4 ) -2012 /6191. - In exercise of the powers conferred by Section 13 of the Haryana Cotton 
Ginning and Pressing Factories Act, 1992 (Act 16 of 1993 ), the Governor of Haryana hereby proposes to fix for the 
cotton season 2011-2012 ( from 1st September , 2011 to 31st August, 2012), the following charges per bales. These rates 
are full coverage from all sides of the bale with new standard Hessain 50 / 11- OZ (Hafed ginneries shall use same quality 
of Hessian in respect of width ) with new iron hoops to ensure quality and durability of bale throughout the State of 
Haryana , which shall be charged by the factory owners for ginning and pressing thereof : 


Item 


Remarks 


Serial 
Number 


Ginning Pressing 

only only 
( per bale) ( per bale ) 


Ginning and 

Pressing 
( per bale ) 


Net weight per 
bale 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


1 . 


Saw Ginning 


235 


247 


482 


Inclusive cost of material 
used in packing for full 
coverage from all sides 
of the bale 


2 . 


325 


247 


572 


170kg + 5kg , for all 
months except 
during March to 
June when the 
tolerance limit 
shall be + 7kg. 


Double Roller 
Ginning 
(Modern ) 
Roller Ginning 


3 . 


255 


237 


492 


(with pre 


cleaning) 
4 . Roller Ginning 253 

237 

490 
( without pre 

cleaning) 

Notice is hereby given to all concerned that the proposal shall be taken into consideration by the Government on 
or after the expiry of a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette 
togetherwith the objections or suggestions, if any, which may be received by Director General Agriculture, Haryana 
through the Marketing Officer , Haryana , Krishi Bhawan , Sector- 21, Panchkula , from any person likely to be affected 
thereby before the expiry of the period so specified . 


ROSHAN LAL , 
Financial Commissioner and Principal Secretary to 
GovernmentHaryana, Agriculture Department. 


REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT 
REVI 

The 10th May , 2012 
No. 2343 -E - 2-2012 /4629.- In exercise of the powers conferred by clause (c) of Section 3 of Land Acquisition 
Act, 1894, the Governor of Haryana confers the powers to Sh . Raj Kumar, District Revenue Officer, Yamunanagar to 
perform the functions of Land Acquisition Collector under the said Act for acquiring land for the strech of NH -73 from 
Km . 70.90 to Km . 71.70 falling under tehsil Jagadhari in district Yamunanagar. 


Chandigarh : 
The 10th May, 2012 


RAJ KUMAR 
Financial Commissioner and Principal Secretary to 

Government Haryana , 
Revenue & Disaster Management Department. 


